निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 571 ) 


26 आषाढ़ 1935 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 17 जुलाई 2013 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2013 
सं0 स्था० – राज० - 106 / 13- 1239 — कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 3081, दिनांक 18.06 . 
2013 के क्रमांक - 4 पर अंकित श्री विजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर की सेवा संयुक्त निदेशक, ईख 
विकास, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा सौपी गयी है, के अनुपालन में श्री कुमार द्वारा विभाग में दिनांक 
19. 06. 2013 ( अप .) को समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए संयुक्त निदेशक , ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार झा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 571 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


